निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 502 ) 


8 आश्विन 1931 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 30 सितम्बर 2009 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

23 सितम्बर 2009 
सं० 7 / सह विधि - 41 / 2008 - 4078 — बिहार सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम 2008 (बिहार 
अधिनियम 18, 2008 ) द्वारा यथा संशोधित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1935 की धारा - 14 क की 
उप - धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 2564, दिनांक 1 मई 
2008 के क्रम सं० 6 एवं 7 पर क्रमशः अधिसूचित बिहार राज्य भूमि विकास बैंक एवं बिहार स्टेट हाउसिंग 
को - ऑपरेटिव फेडरेशन का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से कराये जाने के निर्णय को 
विलोपित किया जाता है । 

2. अधिसूचना संख्या 2564 , दिनांक 1 मई 2008 को इस हद तक संशोधित किया जाता है तथा शेष 
यथावत रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

जय नारायण सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 502- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


